निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 24 


22 ज्येष्ठ 1941 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

12 जून 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-7 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , 

बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट । और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


- 


- 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 12 जून 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


जल संसाधन विभाग 


मुख्य अभियंता 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


विभाग, 


श्री अशोक कुमार 


अधिसूचना 

3 जून 2019 
सं 0 8 / पी01-01 / 2018–1762 -- जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निम्नलिखित सहायक 
अभियंता ( असैनिक ) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० सहायक अभियंता का 

वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापित कार्यालय 

अभ्युक्ति 
सं ० नाम / गृह जिला / 

का नाम / प्रमंडल का नाम परिक्षेत्र 
आई० डी ० 
1 
श्री रमेश साह 

पदस्थापन की अवर प्रमंडल पदाधिकारी, कटिहार 
मुजफ्फरपुर / 4620 

प्रतीक्षा में 

बाढ नियंत्रण अवर 
( जल संसाधन प्रमंडल -4, नवगछिया (बाढ़ 
मुख्यालय ) नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया 

के अंतर्गत ) 
2. 

पदस्थापन की अवर प्रमंडल पदाधिकारी , नालंदा 
शेखपुरा / जे0 7561 प्रतीक्षा में सिंचाई अवर प्रमंडल -2, (बिहारशरीफ ) 
( जल संसाधन 

रजौली 
विभाग, मुख्यालय) 

(सिंचाई प्रमंडल, रजौली के 

अंतर्गत ) 
3. श्री मुखलाल राम, 

पदस्थापन की वर प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा 
बक्सर / जे 0 9004 

प्रतीक्षा में 

सिंचाई अवर प्रमंडल, 
( जल संसाधन 

फारबिसगंज 
विभाग , मुख्यालय) । (सिंचाई प्रमंडल, अररिया के 

अंतर्गत ) 
4 . श्री मईनुद्दीन अंसारी पदस्थापन की 

अवर प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा 
रोहतास / जे 0 7545 

प्रतीक्षा में पश्चिमी कोशी नहर अवर 
( जल संसाधन 

प्रमंडल, सकरी 
मुख्यालय ) ( पश्चिमी कोशी नहर 

प्रमंडल , सकरी के अंतर्गत ) 
यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 
सभी संबंधित पदाधिकारी अपने नव पदस्थापित स्थान पर अविलंब प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन पत्र सहित 
ई - मेल पता- undersecretary2.wrd@gmail.com के माध्यम से मुख्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध 

कराना सुनिश्चित करेंगे । 
4 . संबंधित मुख्य अभियंता / नियंत्री पदाधिकारी नव पदस्थापित सहायक अभियंताओं का प्रभार अनुपालन प्रतिवेदन 
निश्चित रूप से एक पक्ष के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
दीपक प्रधान, अवर सचिव ( प्रबंधन ) । 


विभाग , 


2 . 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

31 मई 2019 
सं 0 एसीस -01 / नि0-73 / 2010-392 -- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34 ) 
की धारा 1 की उपधारा (5) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बिहार के राज्यपाल श्रम संसाधन, भारत सरकार के 
अनुमोदन तथा बिहार सरकार के संदर्भ से अधिसूचना संख्या S.O.- ESIS 01/ Ni - 73/ 2010-175 , दिनांक 23.02.2017 के 


बिहार गजट , 12 जून 2019 


3 


प्रति निर्देश से इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्गों में उक्त अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार 
करते हैं : 

अनुसूची 
प्रतिष्ठानों का विवरण 

क्षेत्र, जहां स्थापनाऍ स्थित है 
(1) 

( 2) 
नगर निकाय जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित नगर बिहार राज्य के सभी क्षेत्र जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 
निगमों, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद् एवं अन्य स्थानीय 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 1 की उप 
निकाय शामिल है, जिसमें दस या अधिक आकस्मिक धारा (3) तथा (5) के उपबन्ध पहले से ही प्रवर्तन में लाए गए 
अथवा संविदात्मक अथवा दोनों आधार पर पिछले बारह | हैं । 
मासों में किसी भी दिन नियोजित हो । 


आदेश से , 


दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव । 

The 31 " May 2019 
No. ESIS - 01/Ni- 73 /2010-392 --- In exercise of the powers conferred by sub - section (5 ) of 
section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (Central Act 34 of 1948), the Government 
of Bihar with the approval of Govt. of India , Ministry of Labour & Employment and reference to 
Bihar Government, Labour Department, Notification No. S.O.- ESIS 01/Ni73 / 2010-175 dated 
23.02.2017 hereby extend the provisions of the Act to the classes of establishments specified in 
the Schedule given below : 

SCHEDULE 
Description of Establishments 

Areas in which the establishments are situated 
[ 1 ] 

[ 2 ] 
Municipal bodies including Municipal All where the provisions of the 
corporations(Nagar Nigam), Municipal Employees State Insurance Act – 1948 have 
committees, Municipal Councils, Nagar | already been brought into force under sub 
Palika & other Urban Local bodies run by sections (3 ) & (5 ) of section 1 of the 
State Government wherein ten or more Employees State Insurance Act , 1948 (Central 
persons on casual or contractual or both , Act 34 of 1948 ) 
basis are employed on any day of the 
preceding twelve months . 

By Order, 
Dipak Kumar Singh , Principle Secretary. 


areas 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

14 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-20 / 2009 - गृ0 आ0-3972 - श्री दिनेश सिंह बिष्ट, भा 0 पु 0 से0 ( 1987), महानिदेशक , बिहार राज्य 
खेल प्राधिकरण, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-3205 दिनांक 15.04.2019 द्वारा पूर्व में स्वीकृत उपार्जित अवकाश की 
अवधि में पुनः संशोधन कर अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
16.05.2019 से 05.06.2019 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश की अवधि में श्री बिष्ट को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, कनाडा एवं अन्य पारगमन 
देशों की निजी खर्च पर निजी विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


28 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-20 / 2009 – गृ आ0-4262 -- श्री दिनेश सिंह बिष्ट, भा 0पु0 से0 (1987 ), सम्प्रति पुलिस 
महानिदेशक , बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को स्वयं की चिकित्सा के आधार पर अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) 


4 


बिहार गजट , 12 जून 2019 


नियमावली 1955 के नियम -10, 11, 12, 13, 14 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 25.10.2016 से 23.10.2017 तक 364 दिनों के 
अवकाश की निम्नरूपेण घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है : 
( क ) दिनांक 25.10.2016 से 29.04.2017 तक 

187 दिनों का रूपांतरित अवकाश 
(187 x 2 = 374 दिनों के अर्द्धवैतनिक 

अवकाश के समतुल्य ) 
( ख ) दिनांक 30.04.2017 से दिनांक 30.08.2017 तक 

123 दिनों का उपार्जित अवकाश 
( ग ) दिनांक 31.08.2017 से दिनांक 23.10.2017 तक 

54 दिन leave not due as HPL 
( अगस्त , 2016 के बाद अर्जित होने वाले 
अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


30 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-01 / 2016 - गृ0 आ0-4347 -- श्री हरि प्रसाथ एस0, भा 0 पु0 से 0 (2010), पुलिस अधीक्षक, नवादा को 
निजी आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 28.05.2019 से 16.06.2019 तक कुल 20 ( बीस ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति 
अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10 , 11 एवं 20 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है । 

2. श्री हरि प्रसाथ एस 0 के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री दीपक रंजन, 
भा 0 पु0 से0 (2012), समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -10 , पटना रहेंगे । 

बिहार -राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


27 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-10 / 2013 - गृ0 आ0-4233 -- श्रीमती निताशा गुड़िया , भा 0 पु 0 से0 ( 2008), समादेष्टा , बिहार सैन्य 
पुलिस -2, डिहरी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
15.06.2019 से 09.07.2019 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में निजी खर्च 
पर विदेश (संयुक्त राज्य अमेरिका ) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 

मती निताशा गुड़िया के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री विकास 
वर्मन , भा 0 पु0 से 0 (2008), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -5, पटना, रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


2. 


31 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-09 / 2016 - गृ0 आ0-4367 -- श्री पंकज सिन्हा, भा 0 पु0 से 0 ( 2004), पुलिस उप - महानिरीक्षक - सह 
-उप - महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार, पटना को MCTP- Phase-IV के Foreign 
Component दिनांक 24.06.2019 से 28.06.219 की अवधि के बाद दिनांक 29 / 30.06.2019 (शनिवार एवं रविवार) के 
Prefix के साथ दिनांक 01.07.2019 से 04.07.2019 तक कुल 04 ( चार) दिनों का Ex-India Leave, आकस्मिक अवकाश 
के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


27 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-13 / 2014 - गृ0 आ0-4234 -- श्री प्रणव कुमार प्रवीण, भा 0 पु0 से0 (2007), पुलिस अधीक्षक, ( बी 0), 
विशेष शाखा, बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा हेतु पूर्व से स्वीकृत, दिनांक 23.11.2018 से 05.01.2019 तक कुल 44 
( चौवालीस) दिनों के रूपांतरित अवकाश को संशोधित कर अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 
11, 12 , 13 एवं 20 के अन्तर्गत निम्न प्रकार अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 

दिनांक 23.11.2018 से 10.03.2019 तक कुल 108 दिनों के रूपांतरित अवकाश (108 x 2 216 दिनों के 
अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति । 
दिनांक 11.03.2019 से दिनांक 08.04.2019 तक कुल 29 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


1 . 


%3D 


2 . 


बिहार गजट , 12 जून 2019 


5 


27 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-10 / 2005 - गृ 0 आ0-4237 -- श्री राकेश राठी , भा 0 पु 0 से0 (2002 ). पुलिस उप - महानिरीक्षक, 
शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन - सोन को MCTP- Phase-IV के Foreign Component दिनांक 24.06.2019 से 28.06.219 
की अवधि के बाद दिनांक 29 / 30.06.2019 ( शनिवार एवं रविवार) के Prefix के साथ दिनांक 01.07.2019 से 04.07.2019 
तक कुल 04 ( चार) दिनों का Ex-India Leave, आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


27 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-10 / 2015 - गृ0 आ0-4236 -- श्री सत्यवीर सिंह, भा 0 पु0 से 0 ( 2008), पुलिस अधीक्षक , रोहतास को 
अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 15.06.2019 से 09.07.2019 
तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में निजी खर्च पर विदेश (संयुक्त राज्य 
अमेरिका) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 

श्री सत्यवीर सिंह के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री विकास वर्मन, 
भा 0पु 0 से 0 (2008), समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -5, पटना, रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


27 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-02 / 2008 - गृ 0 आ0-4235 -श्रीमती अनुसूया रणसिंह साहू, भा 0 पु0 से0 (2006), पुलिस अधीक्षक, 
कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग , बिहार , पटना को स्वयं की चिकित्सा हेतु उपभोग की गयी अवधि , दिनांक 11.03.2019 
से 29.03.2019 तक कुल 19 (उन्नीस ) दिनों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -12 एवं 13 
के अन्तर्गत रूपान्तरित अवकाश (19 x 2 = 38 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य ) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


27 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-23 / 2015 - गृ0 आ0-4232 -- श्रीमती मीनू कुमारी , 

श्रीमती मीनू कुमारी, भा 0 पु 0 से0 ( 2010) , पुलिस अधीक्षक , खगड़िया 
को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 05.06.2019 से 
22.06.2019 तक कुल 18 ( अठारह ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

श्रीमती मीनू कुमारी के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री राकेश कुमार , 
भा 0पु 0 से0 (2013), समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -8, बेगूसराय, रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 

27 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-07 / 2012 - गृ0 आ0-4231 -- सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा 0पु 0 से0 ( 2010), पुलिस अधीक्षक , 
अररिया को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 05.06.2019 से 
22.06.2019 तक कुल 18 ( अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में निजी खर्च पर विदेश 
( इटली) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 

सुश्री सावलाराम के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री आनंद कुमार , 
भा 0 पु0 से 0 (2012), समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -7 , कटिहार , रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


8 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-14 / 2013 - गृ0 आ0-3802 -- श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, भा 0पु0 से0 (2008), पुलिस अधीक्षक, पूर्वी 
चम्पारण, मोतिहारी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
09.06.2019 से 23.06.2019 तक कुल 15 ( पन्द्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री शर्मा के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारीत पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री विकास वर्मन , भा 0 पु 0 से 0 
( 2008), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -5, पटना, रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


6 


बिहार गजट , 12 जून 2019 


पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

29 मई 2019 
सं0 2 / बि ० व ० से ०( स्था ०) -13 / 2006-1744 / प० व ० -- श्री राधाकांत कुमार, बि ० व ० से ०, उप वन संरक्षक , कार्यालय 
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , पटना द्वारा स्वास्थ्य कारणों से चिकित्सा प्रमाण - पत्र के आलोक में दिनांक -17.09.2018 से 
31.01.2019 तक कुल -137 दिनों तक उपभोग किये गये अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम -232 एवं नियम -234 में 
अंकित प्रावधानों के तहत कुल -137 दिन के रूपातंरित अवकाश के समतुल्य 274 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

7 जून 2019 
सं 0 कौन / भी -111 / 2007-166 / सी -- श्री अनिल कुमार , तत्कालीन वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , शाहाबाद 
अंचल , आरा ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) को निगरानी विभाग के गठित धावादल द्वारा दिनांक 31.03.2017 को रिश्वत लेते रंगे हाथ 
गिरफ्तार किया गया एवं इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-044 / 2007 दिनांक 31.03.2007 दर्ज किया गया । 

उक्त आरोप में श्री अनिल कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0-165 दिनांक 18.04.2007 द्वारा दिनांक 31.03.2007 
के प्रभाव से निलंबित किया गया । तत्पश्चात् निगरानी विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में विधि विभाग से 
अभियोजन की स्वीकृति की मांग की गयी । विधि विभाग द्वारा आदेश सं0- एस0 पी 0 / नि 0 / 25 / 2007 / 2988 / जे0 दिनांक 
02.07.2007 के माध्यम से अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी । 

तत्पश्चात् श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली, 2005 के नियम -17 में निहित प्रावधानानुसार विभागीय संकल्प सं0-197 / सी दिनांक 28.05.2008 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही प्रारंभ किया गया । 

जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पूर्व श्री कुमार दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त हो गये । इसके कारण श्री कुमार के 
विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 ( बी ) के तहत सम्परिवर्तित किया गया । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित तीन आरोपों में से दो आरोप यथा 
आरोप सं0-1, जो रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने से संबंधित है एवं आरोप संख्या -2, जो उचित शास्ति अधिरोपित नहीं 
करने एवं अधिरोपित शास्ति को सरकारी खजाने में जमा नहीं करने से संबंधित है, को संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः 
प्रमाणित बताया गया । 

जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा 
किया गया । द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि 
श्री कुमार द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में दिये गये तथ्य से भिन्न कोई दूसरा तथ्य नहीं है । 

अतएव श्री कुमार के स्पष्टीकरण से असहमत होते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये : 
(i) सेवानिवृत्ति के पश्चात् भुगतेय पेंशन राशि को पूर्ण रूप से रोका जाता हैं । 
(ii ) देय उपादान की राशि को पूर्ण रूप से रोका जाता है । 
(iii ) सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अव्यवहृत अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति को पूर्ण रूप से रोका जाता है । 

( iv ) निलंबन अवधि का विनियमन के लिए निलंबन अवधि दिनांक 31.03.07 से दिनांक 31.07.2011 तक में जीवन 
निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 

सक्षम प्राधिकार निर्णय लिये जाने के उपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0-250 / सी दिनांक 22.07.2016 द्वारा श्री 
अनिल कुमार, सेवानिवृत वाणिज्य कर सहायक आयुक्त ( सम्प्रति सेवानिवृत्त) को उक्त शास्ति अधिरोपित किया गया । 

विभागीय अधिसूचना सं0-250 / सी दिनांक 22.07.2016 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय पटना उच्च 
न्यायालय में श्री कुमार द्वारा सी 0 डब्ल्यू 0 जे0 सी 0 सं0-19030 / 2016 दायर किया गया । 

सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 -19030/2016 अनिल कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय 
द्वारा दिनांक 28.02.2019 को पारित न्याय निर्णय का प्रभावी अंश निम्नवत् है: 

Order dated 22.07.2016 stands quashed . This Court would observe that it would be 
open to the respondents to proceed against the petitioner afresh after considering the 
petitioner s claim for documents requested for by him . 

In view of the delay already having occurred in the instant proceedings, this Court would 
abserve that if the respondents propose to proceed against the petitioner after complying with 
the said requirements, the same should be done positively within a period of three months. 

The issue of consequential arrears only , payable to the petitioner would abide by the 
proceedings to be conducted against the petitioner would abide by the proceedings to be 
conducted against the petitioner. Current pension , however shall be paid to the petitioner 
within four weeks from the date of receipt/ production of a copy ofthis order. 


बिहार गजट , 12 जून 2019 


7 


If the respondents fail to proceed in accordance with law within the aforesaid period , 
consequential arrears should also be paid to the petitioner on lapse of three months. 

सी 0 डब्ल्यू 0 जे0 सी 0 सं0-19030 / 2016 अनिल कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय पटना उच्च 
न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2019 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-250 / सी 
दिनांक 22.07.2016 द्वारा अधिरोपित शास्ति को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

तदालोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 सं0-19030 / 2016 में दिनांक 28.02.2019 
को पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–250 / सी दिनांक -22.07.2016 को निरस्त किया जाता है । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ ० प्रतिमा, सचिव । 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

16 मई 2019 
सं 0 1 स्था०-85 / 2019-1078 / वि ० स ० ।-- सभा सचिवालय में मार्शल के स्थायी पद के विरुद्ध दिनांक 25.04.2017 से 
कार्यरत श्री उत्पल को इस पद पर दिनांक 25.04.2019 से सेवा संपुष्ट किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


. " 


6 जून 2019 
सं 0 2 स्था०-122/19-1272 / वि ० स ० ।-- श्री शंभु कुमार , वरीय प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा सचिवालय का वित्त 
( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक -1288 ( 22 ) , दिनांक 23.05.2019 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के 
नियम -230 एवं 248( क ) के तहत दिनांक 09.06.2016 से 16.06.2016 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 


आदेश से , 


विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


29 मई 2019 
सं 0 2 स्था०-241/18-1208/ वि ० स० ।-- श्री रेवती रमण सिंह , प्रधान आप्त सचिव , बिहार विधान सभा सचिवालय को वित्त 
( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक -1289( 22 ) , दिनांक 23.05.2019 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के 
नियम -230 एवं 248( क ) के तहत दिनांक 02.05.2019 से 17.05.2019 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त 
संहिता के नियम -159 के तहत दिनांक 18.05.2019 एवं 19.05.2019 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी 
जाती है । 


आदेश से , 


विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 12-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


